रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


समयमैरजगले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 930 ] 
No. 930 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 24 , 2014 / वैशाख 4 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 24 , 2014 /VAISAKHA 4 , 1936 


इस्पात मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 2014 


का . आ . 1131 ( अ) .--- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 
का 40 ) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 8 मार्च, 1997 में प्रकाशित भारत 
सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 655 तारीख 26 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप - खंड 
(ii ) में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ ( 1) में उल्लिखित अधिकारी को , भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समतुल्य अधिकारी होने 
पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेशित करती है कि संपदा अधिकारी उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा 
या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा : 


सारणी 


अधिकारी का नाम 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


2 


1. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , भिलाई | छत्तीसगढ़ के तहसील और जिला दुर्ग में भिलाई शहर में स्थित , भारतीय इस्पात प्राधिकरण 
इस्पात संयंत्र, जिला- दुर्ग ( छत्तीसगढ़ ) 

लिमिटेड के ( प्रशासनिक ) नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और, उक्त स्थान 
में स्थित केन्द्रीय सरकार से संबंधित स्थान और वे स्थान जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण 

लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । 
2. संपदा अधिकारी ( खान) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , | निम्नलिखित खान या क्षेत्र में स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और उक्त स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकार 
1736 GI/ 2014 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


भिलाई इस्पात संयंत्र, जिला- दुर्ग ( छत्तीसगढ़) 


या राज्य सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 


1 . वालोद, राजनंदगांव और दुर्ग जिलों में पंडरीदल्ली और राजहरा पहाड़िया, दल्ली, वन 

क्षेत्र, महामाया - दुल्की वन क्षेत्र, देओरझल, अहिवारा, पिथोरा , 
नंदिनी, बालोद में कुंदिनी और कुम्हारी, बालोद की क्रमशः मानपुर और दुर्ग तहसील 
2. कांकेर जिले में क्रमशः भानुप्रतापपुर और कांकेर तहसील में कल्वर और नागुर क्षेत्र और 

कांकेर तहसील 
3. बिलासपुर जिले के पेनडिडीह, बोडसारा, छटोना, रेहानगी, हिरी, बोदरी 
4 . नारायणपुर में रोघाट इस्पात अयस्क परियोजना और कांकेर जिला 

5 . जांजगीर चांपा जिले में जयजयपुर तहसील में इस्पात डोलोमाइट खदान 
3. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , | ओडिशा के सुंदरगढ जिले में पनपोश, राजगंगपुर , बीरमित्रापुर और बोनाई तहसील में 
राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़, ओडिशा स्थापित , भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे 

संबंधित परिसर और पनपोश, राजगंगपुर, बीरमित्रपुर और बोनाई तहसील में स्थित ओडिशा 
सरकार से संबंधित परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण 
के अधीन हो । 


4. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, दुर्गापुर | पश्चिमी बंगाल में बर्दवान जिले के दुर्गापुर पुलिस स्टेशन और अंदल पुलिस स्टेशन में , 
इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल । दुर्गापुर में दुर्गापुर 

इस्पात संयंत्र और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और उक्त स्थान पर स्थित केन्द्रीय सरकार से 
संबंधित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर 


5. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो | धनबाद जिले में बोकारो इस्पात शहर में , भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , बोकारो 
इस्पात संयंत्र जिला बोकारो बिहार 

इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर 


6. नगर प्रशासक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सलेम | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित 
इस्पात संयंत्र 

परिसर जो तमिलनाडु में सलेम जिले के सलेम, संकारी, ओमालुर और उरियुड तालुक में 
स्थित है । 


7. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , कच्चा 
माल प्रभाग बोलानी अयस्क खान 


भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग बोलानी अयस्क खान और बारबिल 
तहसील और ओडिशा राज्य की और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केयाझर जिले में 
अवस्थित सरकार से अधिग्रहीत 5. 1 वर्ग मील और 6.5 वर्ग मील के खान पटटा धृति के 
भीतर एसी भूमि पर भवन संयंत्रो और अन्य संरचनाओं के प्रतिष्ठापन सहित सभी भूमि से 
संबंधित परिसर 


8. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा | बिहार के गढवा जिले में भावंतपूर खान और पलाम जिले का नगरुन्तरी तहसील में 
माल प्रभाग, जिला गढवा, बिहार 

तुलसीदामुर डोलोमाइट खान, पोस्ट आफिस में स्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात 
प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है ओर उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । 


9. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा | तहसील और जिला - सुंदरगढ़ में स्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से 
माल प्रभाग बारसुआ इस्पात खान, तहसील और जिला- सुंदरगढ़ संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो और ओडिशा राज्य से संबंधित 

उक्त स्थान पर अवस्थित परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन हो । 
10 . संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , बिहार के पश्चिम सिंगभूम जिले में किरी बुरु और ओडिशा के क्योंझर जिले में अवस्थित वह 
कच्चा माल प्रभाग किरीबुरु, जिला- पश्चिम सिंगभूम, बिहार परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन हो 


11. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , | पश्चिमी सिंगभूम जिले के मेघातुबुरु बिहार में अवस्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात 
कच्चा माल प्रभाग पश्चिमी सिंगभूम जिले में मेघातुबुरु, बिहार | | प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो 
12. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , तहसील बिर्नित्रापुर, जिला- सुंदरगढ़, में अवस्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण 
कच्चा माल प्रभाग पूर्णापुनी चूनापत्थर और डोलोमाइट खदान , लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो तथा वह परिसर जो 
तहसील बिर्नित्रापुर, जिला- सुंदरगढ़, ओडिशा 

ओडिशा राज्य में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन हो 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, | वह परिसर जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय 
कच्चा माल प्रभाग गुआ अयस्क खान, जिला-सिंगभूम, बिहार इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गुआ, तहसील 

चाईबासा, जिला सिंगभूम, बिहार में स्थित ; वह परिसर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो तथा मनोहरपुर अवस्थित, डाकघर चिरिया तहसील 

चाईबासा, जिला सिंगभूम, बिहार में अवस्थित है । 
14. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, | वह परिसर जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय 
कच्चा माल प्रभाग चासानल्ला, धनबाद, बिहार | 

इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो चासानल्ला है जिला 
धनबाद, बिहार में तथा हेतदंद्रा और जीतपुर नूंधी में स्थित और जीतपुर, तथा जिला धनबाद , 
बिहार में भी अवस्थित है । 


वह परिसर जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय 
इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड नियंत्रण के अधीन हो जो पश्चिमी बंगाल के मौजाज़ रामनगौर 
और इंदिकता, बर्दवान जिले में अवस्थित है 


वह परिसर जो बिहार सरकार से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जो चासानल्ला तथा हेतदंद्रा और जीतपुर नूंधी जिला 
धनबाद, बिहार में स्थित और जीतपुर, तथा जिला धनबाद, बिहार में भी अवस्थित है तथा वह 
परिसर जो पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जो पश्चिमी बंगाल के मौजाज़ रामनगौर और इंदिकता, 
बर्दवान जिले में अवस्थित है 


15. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, | वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 
कच्चा माल प्रभाग, कालटा अयस्क खान, तहसील बोनाई, नियंत्रण के अधीन हो जो सुंदरगढ़ जिले के तहसील बोनाई में स्थित है और वह परिसर जो 
जिला- सुंदरगढ़, ओडिशा । 

ओडिशा राज्य से संबंधित है तथा उस स्थान पर स्थित है जो इंडियन आयरन और भारतीय 
इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो । 


16. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, | वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 
कच्चा माल प्रभाग, इस्पात चूनापत्थर खदान, बाबूपुर , तहसील | नियंत्रण के अधीन है जो तहसील रघुराज नगर , सतना जिले में स्थित है तथा वह परिसर 
रघुराज नगर, जिला- सतना, मध्य प्रदेश | 

जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन हो 


17. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, | वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 
कच्चा माल प्रभाग, कुटेश्वर चूनापत्थर खान, तहसील - | नियंत्रण के अधीन है जो तहसील विजयराघगढ़, जिला जबलपुर में स्थित है तथा वह परिसर 
विजयराघवगढ़, डाकघर बरही जिला- जबलपुर मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन हो । 


18. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड , | वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक 
कच्चा माल प्रभाग, इस्पात डोलोमाईट खदान , 

नियंत्रण के अधीन है जो चित्ता पंडरिया गांव, तहसील सक्ती, जिला-बिलासपुर में स्थित है 
बारुद्वार , मध्य प्रदेश । 

और मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो । 


[ फा . सं . 8( 16 )/ 2012- सेल ( पीसी) जिल्द. 3 ] 

उपेन्द्र प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF STEEL 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st April, 2014 


S . O . 1131 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 20 of the Public Premises 
(Eviction of Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Steel dated the 26th February , 1997 published in the Gazette of India , Part II Section 3 , Sub 
section ( ii ) vide S . O . 655 , dated the 8th March, 1997 except as respect, things done or omitted to be done before such 
supersession , the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (1 ) of the Table below , being 
Officers equivalent to the rank of Gazetted Officer ofGovernment, to be Estate Officers for the purpose of the said Act 
and further directs that the Estate Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed , on Estate 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


Officer by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions, in respect of the categories of 
public premises specified in column (2) of the said Table . 


TABLE 


Designation of officers 


Categories of public premises and local limits of jurisdiction 


2 


1 . Estate Officer, Steel Authority of India Limited , 

Bhilai Steel Plant, District - Durg , 
(Chhattisgarh ). 


2 . Estate Officer (Mines) Steel Authority of India 

Limited , Bhilai Steel Plant, District - Durg , 
( Chhattisgarh ). 


Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated in Bhilai Township in Tehsil and District Durg of 
Chhattisgarh and premises belonging to the Central Government situated at that 
place and placed under the administrative control of Steel Authority of India 
Limited 
Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited situated at the following Mines or areas and the premises belonging 
to the Central or State Government situated at those places and placed under the 
administrative control of Steel Authority of India Limited . 
1. Pandridalli and Rajhara Hills , Dalli , Forest Range, Mahamaya - Dulki 

Forest Range , Deorjhal , Ahiwara , Pithora, Nandini, Kundini and 
Kumhari in Balod , Manpur and Durg Tehsils respectively of Balod , 

Rajnandgaon and Durg Districts. 
2 . Kalwar and Nagur area at Bhanupratappur and Kanker Tehsils 

respectively of Kanker District. 
3. Pendidih , Bodsara , Chhatona, Rehangi, Hirri, Bodri of Bilaspur District. 
4 . Rowghat Iron Ore Project in Narayanpur and Kanker District. 

5 . Ispat Dolomite Quary in Tehsil Jaijaipur in Janjgir Champa District. 
Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited , and situated in the Tehsil of Panposh , Rajgangpur, Birmitrapur, 
and Bonai in the District of Sundargarh in Odisha and premises belonging to the 
Government of Odisha situated at the Tehsil of Panposh ,Rajgangpur, Birmitrapur 
and Bonai and placed under the administrative control of Steel Authority of India 
Limited . 
Premises belonging to and under the administrative control of Durgapur Steel Plant 
and Alloy Steel Plant of the Steel Authority of India Limited , at Durgapur in 
Durgapur Police Station and Andal Police Station of Burdwan District in West 
Bengal and premises belonging to the Central Government situated at these places 
under the administrative control of Steel Authority of India Limited . 


3. 


Estate Officer, Steel Authority of India 
Limited , Rourkela Steel Plant, Rourkela, 
District - Sundargarh , Odisha . 


4 . 


5 . 


Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India limited , Bokaro Steel Plant, situated in Bokaro Steel City in the District of 
Dhanbad . 


6 . 


Estate Officer , Steel Authority of India 
Limited , 
Durgapur Steel Plant, 
Durgapur , District - Burdwan , 
West Bengal. 
Estate Officer, Steel Authority of India 
Limited , 
Bokaro Steel Plant, 
District - Bokaro , 
Bihar. 
Town Administrator , Steel Authority of 
India Limited , 
Salem Steel Plant. 
Estate Officer , Steel Authority of India 
Limited , 
Raw Materials Division , 
Bolani Ore Mines . 
Estate Officer, Steel Authority of India 
Limited , 
Raw Material Division , 
District - Garhwa, Bihar . 


Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited and situated in Salem , Sankari, Omalur and Uereaud Taluks of 
Salem District in Tamil Nadu . 


7 . 


Premises belonging to all the land including building plants and other structures 
installation of such land within the mining lease holds of 5 . 1 Sq . Miles and 6 . 9 Sq . 
Miles acquired from the Government, belonging to and under the administrative 
control of the Steel Authority of India Limited , Raw Materials Division Bolani Ore 
Mines and situated at Barbil Tehsil and District Keonjhar in the State of Odisha . 
Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited , situated at Bhawanthpur Mines in District Garhwa and 
Tulsidamur Dolomite Mines Post Office Nagar in the Tehsil Nagarurntari District 
of Palamu , Bihar. 


8 


Foto 


[ TT II , qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited , situated at Tehsil and District Sundergarh and premises 
belonging to State of Odisha situated at that place and placed under the 
administrative control of Steel Authority of India Limited . 


9 . Estate Officer , Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Barsua Iron Mines , 

Tehsil and District- Sundargarh . 
10 . Estate Officer, Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Kiriburu , District - West Singhbhum , 
Bihar. 


Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated at Kiriburu in the District of West Singhbhum , Bihar and 
District of Keonjhar Odisha . 


Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated at Meghahatuburu in the District of West Signhbhum 
Bihar. 


Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited , situated at Tehsil Birmitrapur, District Sundargarh and premises 
belonging to State of Odisha situated at that place and placed under the 
administrative control of Steel Authority of India Limited . 


11. Estate Officer , Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Meghahutuburu in the District of West 

Singhbhum , Bihar. 
12 . Estate Officer , Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Purnapuni Limestone and Dolomite Quarry , 
Tehsil Birnitrapur, 

District - Sundargarh , Odisha . 
13 . Estate Officer , Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Gua Ore Mines, 

District - Singhbhum , Bihar. 
14 . Estate Officer , Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Chasanalla , Dhanbad , Bihar. 


Premises belonging to Indian Iron and Steel Company Limited and under the 
administrative control of the Steel Authority of India Limited , situated at Gua , 
Tehsil Chaibasa , District Singhbhum , Bihar; premises belonging to Indian Iron 
and Steel Company Limited under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited and situated at Manoharpur, Post Office Chiria Tehsil Chaibasa , 
District Singhbhum , Bihar. 
Premises belonging to India Iron and Steel Company Limited and under the 
administrative control of the Steel Authority of India Limited , situated at 
Chasanalla , District Dhanbad , Bihar and at Hetdandra and Jitpur at Noondih and 
Jitpur, also in the District of Dhanbad , Bihar . 
Premises belonging to India Iron and Steel Company Limited and under the 
administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Mauzas 
Ramnagore and Indikata in the District of Burdwan , West Bengal. 
Premises belonging to the Government of Bihar and under the management and 
administrative control of the Steel Authority of India Limited , situated at 
Chasanalla, Hetkundra , Jitpur at Noondih , and Jitpur, both in the District of 
Dhanbad , Bihar and Premises belonging to Government of West Bengal and under 
the administrative control of the Steel Authority of India Limited , situated at 
Mouzas Ramnagore and Indkata in the District of Burdwan , West Bengal. 
Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated at Tehsil Bonai, District Sundargarh and premises 
belonging to State of Odisha situated at that place under the administrative control 
of Steel Authority of India Limited . 


15. Estate Officer, Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Kalta Iron Mines, Tehsil Bonai, 

District - Sundargarh , Odisha. 
16 . Estate Officer, Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Ispat Limestone Quarry, 
Babupur, 
Tehsil –Raghuraj Nagar, 
District - Satna, Madhya Pradesh . 


Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority 
of India Limited , situated at Tehsil Raghuraj Nagar, District Satna and premises 
belonging to State of Madhya Pradesh situated at that place and placed under the 
administrative control of the Steel Authority of India Limited . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated at Tehsil Vijayraghavgarh , District Jabalpur and premises 
belonging to State ofMadhya Pradesh situated at that place and placed under the 
administrative control of Steel Authority of India Limited . 


17 . Estate Officer, Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Kuteshwar LimestoneMines, 
Post Office-Barahi, 
Tehsil- Vijayraghavgarh , 

District - Jabalpur,Madhya Pradesh . 
18. Estate Officer, Steel Authority of India 

Limited , 
Raw Material Division , 
Ispat Dolomite Quarry , 
Baruduar ,Madhya Pradesh . 


Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of 
India Limited , situated at Chitta Pandaria Village , Tehsil Sakti, District - Bilaspur 
and premises belonging to State of Madhya Pradesh situated at that place and 
placed under the administrative under control of Steel Authority of India Limited . 


[ F . No. 8 (16 )/2012 -SAIL ( PC ) Vol. III ] 


UPRENDRA PRASAD SINGH , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


